HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ, 1940 ( श ० ) 


संख्या 


4 


राँची, बुधवार 


5 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 26- 33 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान- मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


27 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 5 फरवरी , 2020 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 जनवरी , 2020 


संख्या-15/ सा अव०-03-03/ 2019 का०-389-- झारखण्ड राज्य के अधीन सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं 
बैंकों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या -8737 दिनांक 
30.10.2019 के द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचित सार्वजनिक एवं अन्य अवकाशों के साथ नेताजी सुभाष चन्द्र 
बोस जयंती के अवसर पर कार्यपालक आदेश के तहत दिनांक-23.01.2020 ( गुरुवार ) को अवकाश घोषित किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
16 जनवरी , 2020 


संख्या-1/विविध -821/ 2017 का०- 271-- श्री दिलीप कुमार झा , भा.प्र.से. ( झा : 2004), परीक्षा नियंत्रक , 
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.01.2020 से 11.01.2020 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12.01.2020 एवं 13.01.2020 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग 
करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 5 फरवरी , 2020 


28 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
07 जनवरी , 2020 ई ० | 


, 


, 


संख्या-13 /पी02-104 / 2019- 120 / सी ०,-- श्री साकेत कुमार सिंह, भा ०पु० से ० ( 2002 ), प्रभारी पुलिस 
महानिरीक्षक ( अभियान), झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभारः- प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड जगुआर 
( एसटी०एफ ०), राँची तथा पुलिस उप -महानिरीक्षक , एस ० आई ० बी ०, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची) को पुलिस 
महानिरीक्षक ( वेतनमान- Level-14 of Pay Matrix ( अपुनरीक्षित वेतनमान- रू 0 37,400-67,000, ग्रेड पे-10,000)} 
की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक ( अभियान ), झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड जगुआर 
( एस ०टी ०एफ ०), राँची के प्रभार में रहेंगे तथा स्थायी पदस्थापन तक पुलिस उप - महानिरीक्षक , 
एस ० आई ० बी ०, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के कार्यों का निष्पादन करेंगे। 


प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा । 


, 


संख्या-13/पी02-104/ 2019- 121 / सी 0,-- श्री विपुल शुक्ला, भा ० पु० से ० ( 2002 ), प्रभारी पुलिस 
महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची को पुलिस महानिरीक्षक (वेतनमान- Level -14 of Pay Matrix 
( अपुनरीक्षित वेतनमान- रू0 37,400-67,000 , ग्रेड पे-10,000 )} की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 

अगले 
आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


29 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 5 फरवरी , 2020 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
14 जनवरी , 2020 ई ० | 


संख्या -06 / अभि ० (प्र ० लोक अभि ०)-07/ 2018- 195 वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 
2981 , दिनांक -01.09.2009 के आलोक में गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन 
अभियोजन सेवा के निम्न अभियोजकों को प्रथम/ द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का 
( MACP ) का लाभ की स्वीकृति उनके नाम के सामने स्तम्भ- 3 में अंकित तिथि से दी जाती है : 


क्र ० सं ० 


नाम एवं पदनाम 


अभियोजन सेवा 
में योगदान की 

तिथि 


प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय MACP का लाभ देने 

की तिथि वेतनमान 


अभ्युक्ति 


1 


01-07-1988 


श्री रणजीत सिंह , 
लोक अभियोजक, 
देवघर । 


वेतनमान- 15600-39100 
ग्रेड पे- 7600 PB-III में दिनांक 
01.07.2018 के प्रभाव से तृतीय 

एम ० ए ० सी ० पी ० 
वेतनमान- 9300-34800 
ग्रेड पे- 5400 PB -II में दिनांक 
25.08.2012 के प्रभाव से प्रथम 

एम ० ए ० सी ० पी ० 


2 


श्री 


18-01-1999 


राहुल 

देव सोरेन , 
अपर लोक 
अभियोजक, 
तेनुघाट , बोकारो । 


2 . 


उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारी को प्रदत्त एम ०ए ० सी ० पी ० योजना के लाभ रद्द/ संशोधन कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि 
की वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश 

कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


30 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 5 फरवरी , 2020 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर , 2019 ई ० । 


संख्या- 10 /विविध-1011/ 2018 ( खण्ड-I) - 5736 राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/ वनांचल अलग राज्य 
के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2108, 
दिनांक -07.05.2012 द्वारा निर्णय लिया गया था । 


2 . 


3 . 


उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड /वनांचल 
आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम एवं तृतीय संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार 
द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, 
दिनांक-10.08.2015 , अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक -22.09.2017 एवं अधिसूचना संख्या-3840 , दिनांक 
11.07.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था । 

उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के नाम एवं पता में सुधार 
संबंधी प्रतिवेदन आयोग के पत्रांक-2839, दिनांक -18.06.2019 द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में 
राज्य सरकार द्वारा संलग्न विवरणी के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के नाम एवं पता में सुधार संबंधी पर 
स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि 
के अन्तर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी । 

संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड/ वनांचल 
आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत 
बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का 
उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा । 

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान 
पेंशन का भुगतान नहीं हो सके । 


4 . 


5 . 


यह दिनांक -01.08.2015 से प्रभावी होगा। 


6 . 
अनु . - यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू, 
सरकार के उप सचिव । 


31 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 5 फरवरी , 2020 


झारखण्ड सरकार 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 

विवरणी 


क्र ० सं ० 


परिवर्तन का 


परिवर्तित नाम एवं पता 


1 


अंसारी , 


आधार 
आयोग से प्राप्त निजामुद्दीन उर्फ निजामुद्दीन अंसारी, 
प्रतिवेदन । पिता- रहीमृद्दीन उर्फ रहीमुद्दीन अंसारी , 

ग्राम- अमरौल, पो०- दादपुर , 
थाना + अंचल- चापारण , 
जिला- हजारीबाग । 


2 


, 


3 


नाम एवं पता 

अधि ० संख्या 

/दिनांक 
निजामुद्दीन उर्फ निजामुद्दीन अंसारी, | 3840/ 11.07.2018 
पिता- रहीमृद्दीन उर्फ रहीमुद्दीन 

जिला- हजारीबाग , 

क्रमांक -57 
ग्राम- आम्रौला, पो० 

कंडिका-3 ( क ) 
थाना- चैपारण, प्रखण्ड- बरही , 
जिला- हजारीबाग । 
श्री महेश मांझी , 

3840 / 11.07.2018 
पिता- खरवा उर्फ खरब मांझी, जिला-हजारीबाग , 
ग्राम- खैरियो, टोला- अम्बाकोला , क्रमांक-56 
पो०- चेचकपी , 

कंडिका-3 ( क ) 
थाना- बरकट्ठा, 
जिला- हजारीबाग । 
श्री नेम नारायण महतो उर्फ राम 5275/ 22.09.2017 
नरायण गोप , 

जिला- गिरिडीह 
पिता- स्व ० चमन महतो , 

क्रमांक -5 
ग्राम- अकदोनी कला, 

कंडिका-3 ( क ) 
पो०- अकदोनी कला, 
थाना- गिरिडीह ( मु ० ), 
प्रखण्ड- गिरिडीह , 
जिला- गिरिडीह , 
भीम महतो, 

4920 / 10.08.2015 
पिता- स्व ० चैता महतो , 

जिला- रामगढ़ , 
ग्राम- तिरला , महुआडीह, 

क्रमांक-26 
पो०- छोटामुरी, 

कंडिका-2 
थाना- सिल्ली, 

( अन्य ) 
प्रखण्ड- सिल्ली, 
जिला- रामगढ़ । 


आयोग से प्राप्त | श्री महेश मांझी, 
प्रतिवेदन पिता- खरवा उर्फ खरब मांझी , 

ग्राम- पिपराही. 
पो०- चेचकपी, 
थाना + अंचल- बरकट्ठा, 

जिला- हजारीबाग । 
आयोग से प्राप्त | श्री नेम नारायण गोप उर्फ राम नरायण 
प्रतिवेदन । गोप उर्फ नेम नारायण महतो , 

पिता- स्व ० चमन महतो , 
ग्राम- अकदोनी कला, 
पो०- अकदोनी कला, 
थाना- गिरिडीह ( मु ० ), 
प्रखण्ड- गिरिडीह , 

जिला- गिरिडीह , 
आयोग से प्राप्त | भीम महतो , 
प्रतिवेदन । पिता- स्व ० चैता महतो , 

ग्राम- उचरिंगा, 
थाना- पतरातू, 


4 


अंचल- पतरातू, 
जिला- रामगढ़ । 


इग्नातियुस कुल्लू, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 5 फरवरी , 2020 


32 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NISHA RAKHI ROUT पिता GEORGE ELIAS TIRKEY शपथ पत्र सं ० 1443, दिनांक 
21 सितम्बर, 2019 के अनुसार NISHA RAKHI TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी । 

NISHA RAKHI ROUT एवं NISHA RAKHI TIRKEY दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


CHURCH LANE PEACE ROAD , 


P.O. & P.S.- LALPUR, 


DIST- RANCHI, 


PIN- 834001. 


STATE - JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं FULMANI KANDULNA पति LATE SALAN KANDULNA शपथ पत्र सं ० 659 , दिनांक 
14 अक्टूबर , 2019 के अनुसार FULMANI KONGARI के नाम से जानी जाऊँगी । 

FULMANI KANDULNA एवं FULMANI KONGARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF -- 


PANI TANKI, BANDH COLONY, KATHARA 


P.O. & P.S.- KATHARA, 


DIST- BOKARO , 


PIN- 829116. 


STATE - JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


33 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 5 फरवरी , 2020 


मैं SULOCHANA TIRKEY पिता LATE TUNUWA TIRKEY शपथ पत्र सं ० 12835 , दिनांक 
6 जनवरी , 2020 के अनुसार RACHEL SULOCHANA TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी । 

SULOCHANA TIRKEY TO RACHEL SULOCHANA TIRKEY alat uch Hect col 
नाम है । 


RESIDENT OF VILL -- 


KATHALMORE , 


P.O. - LALGUTUWA 


DIST- RANCHI, 


STATE -JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 4 

50 | 


